निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 363 ) 


4 श्रावण 1933 ( AO ) 
पटना , मंगलवार, 26 जुलाई 2011 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

23 जुलाई 2011 
सं0 5 / ब0वि0 - 27 - 16 / 10 –4140 / न0वि0एवंआoविo - 13वीं वित्त ( गैर योजना) के तहत भारत सरकार 
से प्राप्त अनुदान की राशि को निर्धारित समय - सीमा के अंदर स्थानीय नगर निकायों को हस्तान्तरित हो सके, इसके 
लिए "इलेक्ट्रोनिक स्थानान्तरण " की व्यवस्था नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कर ली गयी है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 363 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette.bih .nic . in 


